निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 546 ) पटना, शुक्रवार , 6 अगस्त 2010 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

5 अगस्त 2010 
सं0 नि0 प्रा०/ विधिा - 1 - 80/ 2009 - 1998 - प्रधान सचिव , सहकारिता विभाग के पत्रांक 2305 , दिनांक 22 अप्रील 


2010 एवं पत्रांक 2633 , दिनांक 12 मई 2010 एवं माननीय उच्च न्यायालय , पटना के द्वारा कतिपय समादेश याचिकाओं, 


यथा 15024/2010, 6082 / 2010 आदि में पारित आदेश के आलोक में वैसे पैक्स जिनका कोरम पूरा नहीं होने के कारण 


nा 


म 


पारण 


प्रबंध समिति का गठन नहीं हो पाया है , के निर्वाचन हेतु निबंधक , सहयोग समितियां , बिहार , पटना से प्रस्ताव की मांग 


की गई थी । निबंधक , सहयोग समितियां , बिहार, पटना के पत्रांक 3598 दिनांक 30 जून 2010 के द्वारा 05 जिलों से 


कोरम पूरा नहीं होने वाले पैक्स की सूची निर्वाचन कराने हेतु प्राप्त हुई है। अतएव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
अधिनियम , 2008 की धारा -4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा संशोधित 2008 ) की धारा -14 क तथा 
सुसंगत नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा संलग्न सूची में अंकित 


पैक्स के रिक्त पदों का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंधित पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा 


करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन पैक्स के रिक्त पदों के पदधारकों को 


निर्वाचित करें । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2010 


निर्वाचन कार्यक्रम 


1. 


प्रपत्र -1 में सूचना का प्रकाशन 


: 10 अगस्त , 2010 ( मंगलवार ) 


नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि 


: 19 - 20 अगस्त , 2010 ( गुरूवार , शुक्रवार ) 


3. संवीक्षा की तिथि 


: 21 अगस्त , 2010 ( शनिवार ) 


4. 


अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


: 23 अगस्त , 2010 ( सोमवार ) 


मतदान की तिथि 


: 30 अगस्त , 2010 ( सोमवार ) 
: 31 अगस्त , 2010 (मंगलवार ) 


मतगणना 


2. संबंधित पैक्सों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकार के पत्रांक 343 , 


दिनांक 12 मई 2009 के साथ संलग्न प्रपत्र - 1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । मतदान का समय सुबह 7 बजे से 


शाम 5 बजे तक होगा । उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर 


प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा मतदान की अवधि सुबह 7 बजे( पूर्वाह्न ) से 3 बजे( अपराह्न ) तक निर्धारित की जा सकती है। 


लेकिन , इस मतदान अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचना ( प्रपत्र - 1 ) में किया जायेगा । 


3. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स०स० ) इस संशोधित चुनाव कार्यक्रम का 


प्रकाशन जिला गजट । स्थानीय समाचार पत्रों । पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना 


सुनिश्चित करेंगे । 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2010 


अधिसूचना संख्या 1998 , दिनांक 05 अगस्त 2010 द्वारा अधिसूचित निर्वाचन हेतु पैक्स की सूची। 


पिछड़ा 


क्रमांक 


| जिला का | प्रखंड का । पैक्स का | अध्यक्ष 
क्रम 
नाम 

नाम 


वर्ग 


कुल 


नाम 


एक 


रिक्त पदों की कोटिवार स्थिति 
अ. जा ./ 

अत्यंत 
सामान्य 
अ . ज . 

पिछड़ा | महिला 
कोटि 

वर्ग 
जा . 

सदस्य 
सदस्य 

सदस्य 
सदस्य 

सदस्य 
एक 

दो पद 
पद 

पद 
VII VIII IX X XI 
3 1 । 


पद 


पांच 


II 


III 


IV 
बोधगया 


V 
कन्हौल 


VI 


XII 


|11 गय 


| 


1 


शेरघाटी 


चापी 


___ 0 


आमस 


सावकला 


| 0 

0 
___ 0 


5 
2 


1 
1 


1 
1 


0 
1 


0 
2 


7 
7 


झारी 


- 


बाराचट्टी 


भलुआं 


बिन्दा 


धिबनिया 


0 20 1 


जयगीर 


डोभी 


घोड़ाघाट 


खिजरसराय 


बिहटा 


10 


0 


1 


- 


2 


11 


डुमरिया 


नारायणपुर 
मंझौली 


0 
0 


--0---00-00 


12 


| 


2 


13 


2 


बक्सर 


नावानगर 


रूपसागर 


___ 0 

0 


14 


मडिया 


2 


- 10 


0 


15 3 शिवहर | तरियानी वृन्दावन 
16 

डुमरी कटसरी रोहुआ 
174 सुपौल राघोपुर पिपराही 
| 185 लखीसराय चानन मलिया 


0 5 20| 
0 2 2 1 
0 3 2 1 


1 | 
0 - 
0 2 


0 
2 


7 


8 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 546- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


